निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना, मगलवार , 12 अगस्त 
पटना , मंगलवार , 12 अगस्त 2014 


( सO पटना 655 ) 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

5 अगस्त 2013 
संo निग / सारा - 4 ( पथ)-75 / 03 -6323 ( एस ) – बिटुमेन प्राप्ति में बरती गयी अनियमितता से संबंधित 
सी . बी . आई. कांड संख्या - आर . सी . 32 ए / 97 पैट में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो , पटना द्वारा के श्री ओम प्रकाश 
प्रसाद , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल को दिनांक 30 -08 -05 को न्यायिक हिरासत में 
लिए जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या - 3707 ( एस ) दिनांक 03 -04- 06 एवं शुद्धि - पत्र अधिसूचना 
संख्या- 9196 ( एस ) दिनांक 05 - 08- 06 द्वारा दिनांक 30 - 08 - 05 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए 
निलंबित किया गया । दिनांक 19 - 07 - 06 को न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात दिनांक 21- 07 - 06 को 
योगदान देने पर अधिसूचना संख्या - 8053 ( एस ) दिनांक 10 -07 -07 द्वारा दिनांक 21- 07 - 06 के प्रभाव से 
योगदान स्वीकृत कर उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवं उक्त कांड के अभियुक्त होने को दृष्टिगत 
कर पुन : अधिसूचना संख्या - 8762 ( एस ) दिनांक 24 - 07 - 07 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के 
लिए श्री प्रसाद को निलंबित किया गया तथा श्री प्रसाद निलंबन अवधि में ही दिनांक 31- 01 -09 को सेवानिवृत 
हो गए । 

2. इस तरह श्री प्रसाद दिनांक 30 - 08-05 से 20- 07 -06 एवं दिनांक 24- 07 -07 से सेवानिवृति की 
तिथि 31 -01 -09 तक निलंबित रहें । 

3. इस बीच श्री प्रसाद की मृत्यु दिनांक 25 -01-13 को होने के कारण विषयांकित प्रकरण में 
संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना संख्या - 2533 (एस ) दिनांक 25 -03 -13 द्वारा संचित 
किया जा चुका है, परन्तु उनके निलंबन अवधि पर निर्णय नहीं लिया जा सका । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 अगस्त 2014 
___ 4. श्री प्रसाद के मृत्यु एवं विभागीय कार्यवाही को संचित करने को दृष्टिगत कर बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 11 ( 2 ) के आलोक में स्वर्गीय प्रसाद के निलंबन 
अवधि के संबंध में निम्नवत निर्णय लिया जाता है : 

( क ) स्वर्गीय प्रसाद के निलंबन अवधि को कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में परिगणित करते 
हुए उक्त अवधि के लिए पूर्ण वेतन भत्ता की स्वीकृति दी जाती है, जिसमें स्वर्गीय प्रसाद को पूर्व में दिए गए 
जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ता तथा सरकारी बकाया एवं ऋण का समायोजन कर लिया जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 655 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


